C 


. 


Musi 


. . 


MIT 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श०) 
संख्या 537 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 (ई० ) 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 
21 अक्टूबर, 2014 


संख्या- 07/ कृ0वि0प0 ( अधिसूचना )- 09/ 2013- 3037/कृ0-- झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 
की धारा- 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल उपयुक्त अधिनियम की धारा-9 की 


उपधारा (4)(II ) एवं धारा -13 के अधीन स्तम्भ -2 में विनिर्दिष्ट उन व्यक्ति के नाम को प्रकाशित करते हैं जो कृषि 


उत्पादन बाजार समिति, धनबाद की द्वितीय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/ मनोनीत एवं नाम-निर्देशित 


हुए हैं , जैसा कि स्तंभ -3 एवं 4 में अंकित है । 


क्र0सं0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 27 अक्टूबर , 2014 
नाम एवं पूरा पता 

निर्वाचित/ मनोनीत 

पदनाम 
नाम -निर्देशित 


2 


श्री प्रकाश चौधरी , 


3 
निर्वाचित 


उपाध्यक्ष 


पता-ग्राम- लुसाडीह , पोस्ट-बगदाहा , 
थाना - राजगंज , जिला- धनबाद 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप कुमार टोप्पो, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 537 - 50 | 


